IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या - 964 राँची, मंगलवार, 


12 दिसम्बर , 2017 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
12 दिसम्बर , 2017 


विषयः- नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधित संवेदक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के कार्यों 

हेतु निविदा समर्पित के लिए सक्षम होने के संबंध में । 


संख्या - 01/विविध ( आ॰बो० )- 73/ 2017 न०वि०आ०-7618-- नगर विकास एवं आवास विभाग 
की अधिसूचना संख्या- 6351 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 के द्वारा शहरी स्थानीय नगर निकायों में 
संवेदकों के निबंधन हेतु झारखण्ड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली , 2016 अधिसूचित की 
गई है । 

उक्त के आलोक में संवेदकों को नगर विकास एवं आवास विभाग ( शहरी स्थानीय नगर 
निकाय स्तर तक ) के समस्त कार्यों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित श्रेणियों में निबंधित किया गया है : 

श्रेणी 1 : 2.50 करोड़ रूपये से ऊपर की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम | 
श्रेणी 2 : 50 लाख रूपये से अधिक तथा 2. 50 करोड़ रूपये तक की निविदा में भाग लेने हेतु 

सक्षम । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 12 दिसम्बर , 2017 


श्रेणी 3 : 10 लाख रूपये से अधिक तथा 50 लाख रूपये तक की निविदा में भाग लेने हेतु 

सक्षम । 
श्रेणी 4 : 10 लाख रूपये तक की निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम | 
2. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा उपर्युक्त श्रेणियों में निबंधित संवेदकों को 
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के कार्यों के लिए सक्षम घोषित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के 
समक्ष विचाराधीन था । 
3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के 
अधीन निबंधित संवेदक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड में कार्यों हेतु निविदा समर्पित करने के लिए 
प्रसंगाधीन श्रेणी में सक्षम हैं । 
4. इस संकल्प पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 964 -- 200 


